रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सपमेयजगते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 8 , 2014 / श्रावण 17 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 8 , 2014 /SHRAVANA 17 , 1936 


सं. 1583] 
No. 1583 ] 


1 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2014 
का . आ . 2013( अ). - केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में कन्हान नदी के 
आर - पार राट्रीय राजमार्ग -7 के निर्माण ( नया पुल और पहुंचमार्ग), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए किमी 709 / 030 से किमी 709 / 500 
के नए पहुंचमार्ग ( कन्हान दिशा पर पहुंचमार्ग का नया खंड ) के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उप जिला अधिकारी और भूमि अधिग्रहण 
अधिकारी ( सामान्य), नागपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में कन्हान नदी के आर - पार बड़े पुल के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 के किमी 709 / 030 से किमी 709 / 500 के 
नए पहुंचमार्ग के संबंध में भूमि का अधिग्रहण 
क्र . सं . जिला 

तालुक 

पुलिस स्टेशन 

गांव का नाम 
नागपुर परशिवनी 

कन्हान 

कन्हान (पिपरी) 
[ फा . सं. आरडब्ल्यू -एनएच - 12014 / महाराष्ट्र (1) / 2012 - एस एंड आर ( बी) - पार्ट - II ] 

माया प्रकाश , निदेशक 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th August, 2014 
S . O . 2013 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 3 of National Highways Act, 
1956 ( 48 of 1956 ), the Central Government hereby authorises the Deputy Collector and Land Acquisition Officer 
(General), Nagpur, as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect 
from the date of publication of this notification in the Official Gazette , in respect of the stretch of land from km . 
709/030 to 709 /500 km . of New Approach (New Stretch of Approach Road on Kanhan Side ) of National Highway No. 
7 , for construction (New Bridge & Approach ),maintenance , management and operation of the said National Highway 
in the State of Maharashtra, as specified in the Schedule given below . 

SCHEDULE 
Acquisition of land in respect of Major Bridge across Kanhan River on N . H . No. 7 , in the state ofMaharashtra 
on the stretch from km . 709/030 to km . 709/500 of New Approach 
Sl. No . L District 

Taluk Police station 

Name of village 
Nagpur Parseoni Kanhan 

Kanhan (Pipri) 
[ F. No . RW - NH-12014/ Maharashtra ( 1 )/2012- S & R( B ) - Pt II ] 

MAYA PRAKASH , Director 
3136 GI/2014 
Printed by the Manager,Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


